. . 


. . 


है 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 पौष 1936 ( श० ) 
राँची ,सोमवार 

29 दिसम्बर , 2014 (ई०) 


संख्या 662 


विधि ( विधान) विभाग 


अधिसूचना 
22 अक्टूबर, 2014 


संख्या- बी / विधि कोर्ट गठन ( क) - 15/ 2014 - 2574/ जे0-- मंत्रिपरिषद की दिनांक- 20 अक्टूबर, 2014 
को सम्पन्न हुए बैठक के मद संख्या- 29 के रूप में स्वीकृति एंव माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के 
अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड राज्य के साईबर क्राईम थाना में साईबर अपराध से संबंधित दर्ज वादों 
में संज्ञान लेने तथा विचारण हेतु न्यायायुक्त - || राँची के न्यायालय को सक्षम न्यायालय पदभिहित 
( Designate ) किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 29 दिसम्बर , 2 0 14 


2 . झारखण्ड राज्य के साईबर क्राईम थाना में साईबर अपराध से संबंधित दर्ज वादों में संज्ञान लेने 
तथा विचारण हेतु न्यायायुक्त -|| के पद के संधारण हेतु अलग से वेतनादि का भुगतान नहीं किया 
जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 


सरकार के प्रधान सचिव- सह विधि परामर्शी, 


विधि (विधान ) विभाग, झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 662 - 50 । 


